PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 20 , 2006 (JYST . 30 , 1928 SAKA ) 


587 


राजस्व विभाग 


.. 


युद्ध जागीर अधिसूचना 

दिनांक 8 जून, 2006 
क्रमांक 1255 - ज -2-2006/10415.-- श्री अजमेर सिंह पुत्र स्व ० श्री काका सिंह, निवासी गांव नन्योला तहसील व जिला अम्बाला 
की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए), {1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 711 - ज-1-77 / 
13730 , दिनांक 31 मई, 1977 द्वारा 150/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज- 1-79 / 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/ - रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 2944- ज -2-93 /15918, 
दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज-2-2002/9460, दिनांक 
12 जून, 2002 द्वारा 5000/ - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 

2. अब श्री अजमेर सिंह की दिनांक 26 जनवरी, 2006 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री अजमेर सिंह की पत्नी श्रीमती सुरजीत कौर के नाम फसल खरीफ , 2006 से 5000/ - रुपये वार्षिक 
की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

आर ० बी ० खरबन्दा, 
चण्डीगढ़ : 

अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 
दिनांक 29 मई , 2006 

राजस्व विभाग । 
सिंचाई विभाग 

दिनांक 7 जून , 2006 
क्रमांक 5331/1 -L.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे निर्दिष्ट भूमि की सरकार द्वारा, सार्वजनिक व्यय पर , 
एक सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, नामत: रादौर ड्रेन की आर डी 0 से 18500 गांव नाचरौन, तहसील रादौर , जिला यमुनानगर में खुदाई हेतु भूमि ली 
जानी अपेक्षित है । ( छुटा हुआ क्षेत्र) । 
.... इसके द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि अपेक्षित भूमि उपरोक्त उद्देश्य हेतु ली जानी है । 

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, की धारा 4 के उपबन्ध के तहत उन सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु जारी की जाती है, 
जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं ! 

उपयुक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस उपक्रम में इस समय लगे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई 
... विभाग, हरियाणा के अधिकारियों को उनके कर्मचारियों व कामगारों सहित इस स्थान पर भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा 
द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य र 

अन्य सभी को कार्य करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 
कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसे भूमि अधिग्रहण हेतु किसी किस्म की आपत्ति है तो वह अधिसूचना जारी होने के बाद 30 दिन के अन्दर 
-अन्दर , कार्यालय भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई शाखा हरियाणा, माडल टाऊन, अम्बाला में लिखित रूप में अपनी 
आपत्तियां दाखिल कर सकते है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई शाखा हरियाणा: माडल टाऊन, अम्बाला तथा 
कार्यकारी अभियन्ता , जल सेवायें मण्डल, जगाधरी के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 
जिला तहसील परिक्षेत्र का हदबस्त नं ० 

दिशा 
किल्ला में 

आयत संख्या 

किल्ला संख्या 
72 

भूनि की एक पट्टी पैमाईश 0.08 किल्ला है । ( छुटा हुआ 
क्षेत्र ) गांव नाचरौन से दक्षिण दिशा की ओर है । जो 
कान्जनु एसकेप और पक्का सड़क जठलाना के बीच गांव 
नाचरौन , तहसील रादौर , जिला 

यमुनानगर 

में है ! 
यमुनानगर रादौर नाचरौन 

31 9/1 , 12/2 


क्षेत्रफल 


नाम 


1 


3 


5 


6 


9 


0.08 


हरियाणा के राज्यपाल्ल के आदेशानुसार । 

दलबीर सिंह, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
हथनीकुण्ड बैराज परिमण्डल, जगाधरी । 


588 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 20 , 2006 (JYST. 30 , 1928 SAKA) 


[ PARTI 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 7th June , 2006 


No. 5331/ 1- L .---Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed 
by the Government, at the public expenses, for a public purpose , namely , for excavating Radaur drain from RD 0 to 
18500 in Village Nachroan , Tehsil Radaur, District Yamuna Nagar (left out area ). 


It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose. 


The notification ismade under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, for information 
of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorise the 
officers of the Irrigation Departmernt, Haryana with their servants and workmen for the time being engaged in the 
undertaking to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that 
section . 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality , may within a 
period of thirty days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition 
Collector, Public Works Department, Irrigation Branch , Haryana , Model Town , Ambala . 


Ś Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector , P. W.D. ( I. B.)Model Town, 
Ambala and the Executive Engineer, Water Services Division , Jagadhri. 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Locality 


Number 


Acres 


Rectangle Number 


Killa Number 


A strip of land measuring 0.08 Acres ( Leftout 
area ) falling on South side of Village Nachroan 
between Kanjnu Escape & pucca road to 
Jathlana in Village Nachroan , Tehsil Radaur, 
District Yamuna Nagar. 


Yamuna Nagar Radaur 


Nachroan 


9 


0.08 


31 


9/1 , 12/2 


By the order of the Governor of Haryana . 


DALBIR SINGH , 


Superintending Engineer , 
HathnikundBarrage Circle , Jagadhri. 


सिंचाई विभाग 


आदेश 


factia 8 17, 2006 


10.36 , 130 Ceny (Franc ) HTC - Pos RATTI POST EQUT 54105 33/130 Sony ( 71875 ) TRETCH 
fetish 253758, 2006 GRI LA SITUEU Soe, 1894 oft erst 6 3TERA URT at the oth fully at ERUM RUS Fahrt ingat 


- 


PARTIA 


HARYANA GOVT . GAZ ., JUNE 20 , 2006 (JYST . 30. 1928 SAKA) 


589 


के खर्च पर जनता की सुविधा हेतु नामत : “ कुरलन माईनर के विस्तार आर० डी ० 21700 से 36130 निर्माण हेतु जोकि गांव खाकतोड़ व 
बल्ला, तहसील असंध, जिला करनाल स्थित है । " 


, 


अब, भूमि अधिग्रहण एक्ट, 1894 की धारा 7 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार, जिला राजस्व अधिकारी 
एवं भूमि जर्जन अधिकारी, करनाल को निर्देश देती है कि उपरोक्त गजट में वर्णित भूमि के अधिग्रहण हेतु कार्यवाही करें। 


राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 

कुंज वशिष्ट , 

अधीक्षक अभियन्ता. 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , करनाल । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 8th June , 2006 


No. 36 / 130 - W -NABARD /KNL .--Whereas, land described in the Haryana Government declaration 
No. 33/130.1W - NABARD / KNL , dated 25th April, 2006 issued under Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 has been 
declared to be needed at the expenses of Irrigation Department,Haryana , Panchkula for public purpose namely, for 
" Extension of Kurlan Minor from R.D. 21700 to 38130 in Village Khaktor and Ballah, Tehsil Assandh of District 


Karnal. " 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of Land Acquisition Act, 1894. The 
Government of Haryana hereby direct to the District Revenue Officer-cum- Land Acquisition Collector, Karnal to 
take order for the acquisition of land described in the specification appended to the declaration published with the 
abovesaid Gazette. 


By order of Governor of Haryana . 


KUNJ VASHISHTA , 
Superintending Engineer. 
Y. W. S. Circle , Karnal. 


41035 - C.S.H.G.P., Chd. 


